सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 भाद्र , 1938 ( श० ) 
संख्या - 726 राँची, सोमवार , 

18 सितम्बर , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
9 अगस्त , 2017 


संख्या -15/ सा अव०-03- 02/ 2016 का० - 8921 - कार्मिक , प्रशासनिक सुधार 
तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची के अधिसूचना संख्या- 10047 दिनांक 
28 नवम्बर , 2016 के द्वारा वर्ष 2017 में स्वतंत्रता दिवस/ जन्माष्टमी के अवसर पर 
दिनांक 15 अगस्त , 2017 (मंगलवार ) को एन०आई०एक्ट के तहत अवकाश घोषित 


2. विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई है कि राज्य में जन्माष्टमी का पर्व 
दिनांक 14 अगस्त , 2017 ( सोमवार ) को मनाया जायेगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 18 सितम्बर, 2017 


3. वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-10047 दिनांक 28 नवम्बर , 2016 को आंशिक 
रूप से संशोधित करते हुए जन्माष्टमी के अवसर पर दिनांक 14 अगस्त, 2017 
( सोमवार ) एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 15 अगस्त , 2017 (मंगलवार ) 
को एन०आई०एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुनीत कुमार , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 726 -- 50 


